निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 अग्रहायण 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 22 नवम्बर 2010 


( संo पटना 756) 


आपदा प्रबंधन विभाग 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

18 नवम्बर 2010 
सं0 1/प्रा0आ0 - 04/ 2010 - 3057/ आ0प्र0 — बिहार सरकार , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 ( 2005 का 53 ) 
की धारा - 48 की उप - धारा 1 ( ए ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , किसी आपदा की आशंका की स्थिति या 
आपदा से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का गठन करती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सतेन्द्र , 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 18th November 2010 
No . I/ Pra - Aa- 04/ 2010 - 3057 ( D . M .) — In exercise of the power conferred by sub 
section 1 ( a ) of section 48 of the Disaster Management Act, 2005 ( 53 of 2005) , the State 
Government of Bihar, hereby constitutes the State Disaster Response Fund (herein after 
SDRF) formeeting any threatening disaster situation or disaster . 

By order of theGovernor of Bihar, 

SATENDRA , 
Special Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 756 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


